निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 04 


6 माघ 1932 ( श ० ) 
पटना , बुधवार, 

26 जनवरी 2011 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


पुर: स 


2-2 


भाग-1 - नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


या 


भाग- 5 — बिहार विधान मंडल में : स्थापित 
विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग-1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई० एससी o , 

बी ० एस . बी ० एससी ० , एम 0 ए 0 , 
एम ० एससी० , लॉ भाग-1 और 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0, बी 0 एस 0 ई 0 , डीपO- इन 
एड 0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकी है । 


भाग -8 भारत की संसद में पुर: स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 
भाग - 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग- 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग-9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


न्यायालय 


पूरक 


भाग- 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 26 जनवरी 2011 


भाग-1 
शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


नियुक्ति , पदस्थापन, 


बदली, 


गन्ना उद्योग विभाग 


1 


अधिसूचनाएं 

6 जनवरी 2011 
सं ० स्था .- 2 - विविध -03 / 2010-57 — गन्ना उद्योग विभाग के ईख सेवा के पदस्थापित निम्नलिखित पदाधिकारी 
अपने कार्यो के अतिरिक्त कार्यहित में कॉलम -4 में अंकित कार्यालय के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेगें । 
क्रमांक पदाधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापन कार्यालय 

अतिरिक्त प्रभार 
1 2 3 

4 
श्री मोहन राम विशेष ईख पदाधिकारी, गोपालगंज 1. प्रभारी सहायक ईखायुक्त , उत्तर बिहार , 

मुजफ्फरपुर, 

2. ईख पदाधिकारी, बेतिया 
2 श्री जीवन मसीह किण्डो ईख पदाधिकारी , मुजफ्फरपुर 

ईख पदाधिकारी, लहेरियासराय 
3 श्री जय प्रकाश नारायण सिंह ईख पदाधिकारी, पुर्णियाँ । 

ईख पदाधिकारी, गोपालगंज । 
2. पूर्व निर्गत अतिरिक्त प्रभार संबंधी पदस्थापन आदेश इस हद तक संशोधित समझे जाएगें । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अनिल कुमार झा , अवर सचिव । 


1 
1 


7 जनवरी 2011 
सं ० स्था .- 2-08 / 2005-60— कृषि विभाग के अधिसूचना संख्या 7110, दिनांक 21 दिसम्बर 2010 के द्वारा 
पदस्थापन हेतु विभाग को उपलब्ध कराये गए कृषि सेवा वर्ग -2 के पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित कार्यालय 
में प्रभार ग्रहण की तिथि से पदस्थापित किया जाता है । 
क्रमांक पदाधिकारी का नाम 

पदस्थापन का कार्यालय 
2 

3 
श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह सहायक निदेशक, पटना 
श्री सूर्यदेव शर्मा 

सहायक निदेशक, जमुई 
श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा 

सहायक निदेशक, सिवान 
श्री निरंजन कुमार 

सहायक निदेशक , मुजफ्फरपुर 
मो ० शब्बीर अहमद 

सहायक निदेशक, बगहा 
श्री प्रेम लाल सिंह 

सहायक निदेशक, पूर्णियाँ 
श्री मदन प्रसाद सिंह 

गुड़ विकास पदाधिकारी (मुख्यालय), पटना 
श्री अवधेश प्रसाद साहु 

सहायक निदेशक, मोतिहारी 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


2. पूर्व निर्गत पदस्थापन आदेश इस हद तक संशोधित समझे जाएगें । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अनिल कुमार झा , अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 45-571 + 20 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


